रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


ta 


REGD. NO . D . L.- 33004 / 99 


TOS 


सत्यमेव जयते 


भारत की राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग I खण्ड 1 
PARTI — Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 299 ] 
No. 299 ] 


नई दिल्ली , शुक्रवार , दिसम्बर 20 , 2013 / अग्रहायण 29 , 1935 
NEW DELHI, FRIDAY , DECEMBER 20 , 2013/ AGRAHAYANA 29, 1935 


वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 

। ( वाणिज्य विभाग ) 
( पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय ) 

शुद्धिपत्र 
नई दिल्ली , 19 दिसम्बर , 2013 

अंतिम जाँच परिणाम 
विषय : चीन जन . गण. मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित 

फास्फोरिक एसिड - तकनीकी ग्रेड और खाद्य ग्रेड 
( औद्योगिक ग्रेड सहित ) के आयातों से संबंधित 
पाटनरोधी जाँच की निर्णायक समीक्षा । 

फा . सं. 15 / 1010 / 2012 - डीजीएडी. - यतः समय - समय 
पर यथासंशोधित सीमा - शुल्क टैरिफ अधिनियम , 1975 और उसके 
अन्तर्गत बने समय - समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ ( पाटित 
वस्तुओं की पहचान , उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं 
संग्रहण तथा क्षति निर्धारण ) नियमावली, 1995 को ध्यान में रखते 
हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी ने पाटनरोधी अंतिम जाँच परिणाम अधिसूचना 
सं . 15/1010/2012 - डीजीएडी , दिनांक 8 नवम्बर, 2013 अधिसूचित 
की है । 

उपर्युक्त अधिसूचना के पैरा 74 में , " युरोपियन युनियन " को 
" चीन जन. गण. " पढ़ा जाए । 

जे. एस . दीपक , निर्दिष्ट प्राधिकारी 


MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 

(Department of Commerce ) 
(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING 

AND ALLIED DUTIES) 

CORRIGENDUM 
New Delhi,the 19th December, 2013 

FINAL FINDINGS 
Subject : Sunset Review anti- dumping investigation 

concerning imports of Phosphoric Acid 
TechnicalGrade and Food Grade (including 
IndustrialGrade) originating in or exported 

from China PR . 
F. No. 15 / 1010 /2012 - DGAD . — Having regard to the 
Customs Tariff Act , 1975 as amended from time to time, 
and the Customs Tariff (Identification , Assessment and 
Collection ofAnti -Dumping Duty on Dumped Articles and 
for Determination of Injury ) Rules , 1995 thereof, the 
Designated Authority has notified the Final Findings 
Notification No. 15 / 1010 /2012 -DGAD dated 8th November, 
2013. 

2. In para 74 of the aforesaid Notification, "the 
European Union should be read as “China PR" . 


J. S . DEEPAK , Designated Authority 


5347 GI/ 2013 


Printed by the Manager, Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


